पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 15 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2024--चैत्र 23 शक 1946 


भाग 3 ( 1 ) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनुसुइया आत्मजा लतखोर, उम्र 60 वर्ष, जाति निषाद, निवासी-वार्ड नं. 13, अं.चौकी 
तहसील अं. चौकी, जिला मोहला मानपुर अं. चौकी (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम अनुसुइया है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ 
अभिलेखों में दर्ज है तथा वर्तमान में मेरा नाम बसंती बाई है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्भशासकीय अभिलेखों 
व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः: अब से मुझे अनुसुइया आत्मजा लतखोर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
बसंती बाई अनुसुइया 
पिता-लतखोर पिता-लतखोर 
निवासी-वार्ड नं.-13, अं.चौकी निवासी-वार्ड नं.-13, अं.चौकी 
तहसील-अं. चौकी, तहसील-अं. चौकी, 


जिला-मोहला-मानपुर-अं. चौकी (छ. ग.) जिला-मोहला-मानपुर-अं. चौकी (छ. ग.) 


193 


194 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुकेश शर्मा आत्मज श्री जमुनाकांत शर्मा, निवासी-फ्लैट नं.-सी/503, ग्रीन व्यू कॉलोनी, 
जिंदल रोड, खैरपुर गोरखा, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरी पुत्री का नाम अदिति शर्मा था जो कि उसके आधार कार्ड में दर्ज 
है. मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम शक्ति शर्मा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को शक्ति शर्मा आत्मजा मुकेश शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अदिति शर्मा शक्ति शर्मा 
पिता-मुकेश शर्मा पिता-मुकेश शर्मा 
निवासी-फ्लैट नं.-सी/503, निवासी-फ्लैट नं.-सी/503, 
ग्रीन व्यू कॉलोनी, जिंदल रोड, ग्रीन व्यू कॉलोनी, जिंदल रोड, 
खैरपुर गोरखा, रायगढ़, खैरपुर गोरखा, रायगढ़, 
जिला-रायगढ़ (छ. ग.) जिला-रायगढ़ (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूकमकेश सोनवानी आत्मज पुनीत राम सोनवानी, उम्र 35 वर्ष, निवासी-ग्राम भरर,जामगांव 
तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरे पिता का वास्तविक नाम पुनीत राम सोनवानी (Punit Ram Sonvani) है जो कि मेरे आधार कार्ड, 
पैनकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र व कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु उनके आधार कार्ड में व मेरे दाखिल पंजी में रूक्मकेश सोनवानी आ. पुनीतराम 
सोनवानी (Punitram Sonwani) तथा कुछ अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में रूक्मेश सोनवानी आ. बी. आर. सोनवानी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे रूकमकेश सोनवानी आत्मज पुनीत राम सोनवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
SR सोनवानी, रूकमकेश सोनवानी 
SHH सोनवानी (Rukamakesh Sonvani) 
पिता- बी. आर. सोनवानी, पिता- पुनीत राम सोनवानी 
पुनीतराम सोनवानी (S/o-Punit Ram Sonvani) 
(Punitram Sonwani) निवासी-ग्राम-भरर, जामगांव 
निवासी-ग्राम-भरर, जामगांव तहसील-पाटन, 
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 195 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नाडिकटला मोहिनी ध. प. एन. शैलेन्द्र राव, निवासी-पंचशील नगर, वार्ड-23, ज्योति 
विद्यालय के पास, भिलाई-चरोदा, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा पूर्ण वास्तविक नाम नाडिकटला मोहिनी है. पूर्व में मेरी पुत्री का नाम एन. मोक्षा 
था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में तथा मेरा नाम एन. मोहनी दर्ज है. मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम नाडिकटला जीविषा रख 
ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को नाडिकटला जीविषा आत्मजा एन. शैलेन्द्र राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एन. मोक्षा नाडिकटला जीविषा 
पिता-एन. शैलेन्द्र राव (Nadikatla Jeevisha) 
माता-एन. मोहनी पिता-एन. शैलेन्द्र राव 

निवासी-पंचशील नगर, वार्ड-23, (D/o- N. Shailendra Rao) 

ज्योति विद्यालय के पास, माता-नाडिकटला मोहिनी 
भिलाई-चरोदा, (M/o- Nadikatla Mohini) 

जिला-दुर्ग (छ. 71.) निवासी-पंचशील नगर, वार्ड-23, 
ज्योति विद्यालय के पास, 
भिलाई-चरोदा, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विक्रांत देशमुख आत्मज श्री रेखलाल देशमुख, उम्र 22 वर्ष, निवासी-ग्राम+पोस्ट- 
विनायकपुर, थाना अण्डा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम विक्रांत देशमुख आ. श्री रेखलाल देशमुख 
है. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेश नाम विकास देशमुख, मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड में विक्रांत देशमुख आ. रेखलाल तथा मेरे नाम की 


जीवन बीमा पालिसी में विकास दिल्‍लीवार आ. रेखलाल दिल्लीवार दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे विक्रांत देशमुख आत्मज श्री रेखलाल देशमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
विकास देशमुख विक्रांत देशमुख 
विकास दिल्‍लीवार (Vikrant Deshmukh) 
पिता-श्री रेखलाल, पिता-श्री रेखलाल देशमुख 
श्री रेखलाल दिल्‍लीवार निवासी-ग्राम+पोस्ट-विनायकपुर, 
निवासी-ग्राम+पोस्ट-विनायकपुर, थाना-अण्डा, 
थाना-अण्डा, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


196 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Ratish Kumar आत्मज Shri Ramchandran Nair, उम्र 42 वर्ष, निवासी-83, 
पैराडाईस कालोनी, बैथनी स्कूल के पास, बोरसी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेँ इलेक्ट्रानिकीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 
कार्यरत हूँ. पूर्व में मेरे पुत्र का नाम 50719 R Nair था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे सर्विस रिकार्ड 


में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम 50711 Ratish Nair रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र HI Sourish Ratish Nair आत्मज Ratish Kumar के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Sourish R Nair Sourish Ratish Nair 
fad-Ratish Kumar faa-Ratish Kumar 
निवासी-83, पैराडाईस कालोनी, निवासी-83, पैराडाईस कालोनी, 
बैथनी स्कूल के पास, बोरसी, दुर्ग, बैथनी स्कूल के पास, बोरसी, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अंजनी साहू ध. प. दुष्यंत कुमार साहू, उम्र 29 वर्ष, पूर्व निवास-ठाकुरदैयूया, डबरी पारा, 
राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) वर्तमान निवासी-ग्राम कुरदी, पो. डुंडेरा, तहसील गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) की 
हूँ. पूर्व Aa aa पिंकी आ. नोहर था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दुष्यंत कुमार साहू के साथ संपन्‍न हुआ. विवाह 


पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम अंजनी साहू रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे अंजनी साहू ध. प. दुष्यंत कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
पिंकी अंजनी साहू 

पिता-नोहर पति-दुष्यंत कुमार साहू 

पूर्व निवास-ठाकुरदैयूया, पूर्व निवास-ठाकुरदैयूया, 

Sat पारा, राजनांदगांव, डबरी पारा, राजनांदगांव, 

तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-ग्राम-कुरदी, वर्तमान निवासी-ग्राम-कुरदी, 
पो.-डुंडेरा, पो.-डुंडेरा, 
तहसील--गुण्डरदेही, तहसील-गुण्डरदेही, 


जिला-बालोद (छ. ग.) जिला-बालोद (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 197 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतवंतीन यादव ध. प. प्रकाश यादव, उम्र 46 वर्ष, निवासी- ग्राम+पो. बोरई, तहसील व 
जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेश नाम सतवंतीन आ. बिजेराम था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह प्रकाश यादव के 
साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सतवंतीन यादव रख ली हूँ जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे 
पैनकार्ड में देवंतीन यादव दर्ज है जिसे परिवर्तित कर नये नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे सतवंतीन यादव ध. प. प्रकाश यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सतवंतीन, देवंतीन यादव सतवंतीन यादव 
पिता-बिजेराम पति-प्रकाश यादव 
निवासी-ग्राम+पो. बोरई, निवासी-ग्राम+पो. बोरई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सावित्री ध. प. श्री चन्द्रहास, उम्र 49 वर्ष, जाति तेली, निवासी-ग्राम मासूल, तहसील 
गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम बिटावन आ. बुधु था जो कि ग्राम दरबार मोखली में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड 


में दर्ज है. मेरा विवाह श्री चन्रहास के साथ संपन्‍न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सावित्री रख ली हूँ तथा इस आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे सावित्री ध. प. श्री चन्द्रहास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
बिटावन सावित्री 
पिता-श्री बुधु पति-श्री चन्द्रहास 
निवासी-ग्राम-मासूल, निवासी-ग्राम-मासूल, 
तहसील--गुण्डरदेही, तहसील-गुण्डरदेही, 


जिला-बालोद (छ. ग.) जिला-बालोद (छ. ग.) 


198 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लीजी के. आर. ध. प. सुधीश टी. के. निवासी-शॉप नं. 21/ए, नंदनी रोड, वार्ड नं. 27, 
खुर्सीपार भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम Liji K. 1२. था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, मेरे पैनकार्ड F Liji 
Karoth Rajan आ. Rajan Karoth Vasu दर्ज है. मेरा विवाह सुधीश टी. के. के साथ संपन्न हुआ, विवाह पश्चात्‌ मेरा नाम लीजी सुधीश रखा 
गया जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. मैंने पुन: अपना नाम परिवर्तित कर पूर्व नाम लीजी के. आर. रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे लीजी के. आर. ध. प. सुधीश टी. के. के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Liji Karoth Rajan लीजी के. आर. 
लीजी सुधीश (Liji K. R.) 
(Liji Sudheesh) पति-सुधीश टी. के. 
पिता-$का1 Rajan K. V., निवासी-शॉप नं.-21/ए, 
Rajan Karoth Vasu act रोड, वार्ड नं.-27, 
निवासी-शॉप नं.-21/ए, खुर्सीपार भिलाई, 
Act रोड, वार्ड नं.-27, जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
खुर्सीपार भिलाई, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद ओशिउल्ला कुरैशी आत्मज मेडई, निवासी-503, Dadar Road , Bhanthapara, 
Ward 21, Bhilai Charoda, BMY, Durg, District Durg (0. 6) का हूँ. मेरा तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम मोहम्मद ओशिउल्ला कुरैशी 
आ. मेडई है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे स्थानांतरण प्रमाण पत्र में वसी Seen आ. मेडई, आवासीय भूमि के रिकार्ड में मो. वशी 
उल्लाह आ. मेडई, ग्राम चरोदा, ग्राम दादर में मेरे नाम की भूमि के ऋण पुस्तिका में मोहम्मद ओशीउल्लाह कुरैशी, मोहम्मद ओशी कुरैशी आ. 
मोहम्मद जहीर कुरैशी तथा पैनकार्ड में मेरे पिता का नाम Mohammad Zahir (0४८५४ दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे मोहम्मद ओशिउल्ला कुरैशी आत्मज मेडई के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
वसी Seen, मो. agit Sees, मोहम्मद ओशिउल्ला कुरैशी 
मोहम्मद ओशी कुरैशी, मोहम्मद (Mohammad Oshiulla Qureshi) 
ओशीउल्लाह कुरैशी पिता-मेडई 
पिता-मोहम्मद जहीर कुरैशी (S/o-Medai) 
(S/o-Mohammad Zahir Qureshi) निवासी-503, Dadar Road, 
निवासी-503, Dadar Road, Bhanthapara, Ward-21, 
Bhanthapara, Ward-21, Bhilai Charoda, 
Bhilai Charoda, BMY, Durg, 
BMY, Durg, District-Durg (C. G. 


District-Durg (C. G.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 199 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रीति नागराज आत्मजा श्री रामनारायण नागराज, उम्र 23 वर्ष, जाति कलार, निवासी-ग्राम 
जुनवानी, तहसील चारामा,जिला उ. ब. कांकेर (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम प्रीति नागराज है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व 


बैंक रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पैनकार्ड व आधार कार्ड में प्रीति सिन्हा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे प्रीति नागराज आत्मजा श्री रामनारायण नागराज के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


प्रीति सिन्हा 
पिता-श्री रामनारायण नागराज 
निवासी-ग्राम-जुनवानी, 
तहसील-चारामा, 
जिला-उ. ब. कांकेर (छ. ग.) 


प्रीति नागराज 
पिता-श्री रामनारायण नागराज 
निवासी-ग्राम-जुनवानी, 
तहसील-चारामा, 
जिला-उ. ब. कांकेर (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मंजूलता शर्मा ध. प. श्री मोती लाल शर्मा, उम्र 63 वर्ष, निवासी-संतराम दास, वार्ड 
क्रमांक 25, मेन रोड, राम नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. मेरे पति का वास्तविक नाम मोती लाल शर्मा है, मेरे आधार 


कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मंजूलता पाठक पति मोती लाल पाठक दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम मंजूलता शर्मा 
रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे मंजूलता शर्मा ध. प. श्री मोती लाल शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


श्रीमती मंजूलता पाठक श्रीमती मंजूलता शर्मा 
पति-श्री मोती लाल पाठक पति-श्री मोती लाल शर्मा 
निवासी-संतराम दास, 


निवासी-संतराम दास, 
वार्ड क्रमांक-25 


वार्ड क्रमांक-25 
मेन रोड, राम नगर, रायपुर, 


मेन रोड, राम नगर, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


200 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रियंका साव आत्मजा दुर्गा प्रसाद साव, fraret-H. No. 46/14, Behind Uco Bank, 
Nehru Nagar (East), Bhilai, District Durg (0. 6.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम प्रियंका साव आ. दुर्गा प्रसाद साव माता इन्दू देवी साव है, 
किंतु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र व आयुष्मान कार्ड में प्रियंका गुप्ता आ. दुर्गा प्रसाद 
गुप्ता तथा इन्दू देवी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे प्रियंका साव आत्मजा दुर्गा प्रसाद साव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
प्रियंका गुप्ता प्रियंका साव 
(Priyanka Gupta) (Priyanka Sao) 
पिता-दुर्गा प्रसाद गुप्ता पिता-दुर्गा प्रसाद साव 
(D/o- Durga Prasad Gupta) (D/o- Durga Prasad Sao) 
माता-इन्दू देवी माता-इन्दू देवी साव 
(M/o- Indu Devi) (M/o- Indu Devi Sao) 
fraret-H. No.-46/14, frarat-H. No.- 46/14, 
Behind Uco Bank, Behind Uco Bank, 
Nehru Nagar (East), Bhilai, Nehru Nagar (East), Bhilai, 
District-Durg (C. G.) District-Durg (C. G.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कृष्णा कुमार शाह आत्मज स्व. जगबंधु शाह, उम्र 35 वर्ष, निवासी-बिजली ऑफिस के 
पास, आदिवासी नगर, वार्ड नं. 41, छावनी, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम कृष्णा कुमार शाह है जो कि मेरे 
मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में कृष्णा a (Krishna Sahoo) TH है. मेरे पुत्र आयुष शाह के जन्म प्रमाण 
पत्र में उसका नाम आयुष साह (Ayush Shah) आ. कृष्णा AS (Krishna Shah) माता रीना साह (Reena Shah) तथा उसके शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों व शालेय रिकार्ड में Ayush Saw आ. Krishna Saw माता Reena तथा उसके आधार कार्ड में आयुष साह (Ayush Sah) आ. कृष्णा साह 
(Krishna Sah) दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को आयुष शाह आत्मज कृष्णा कुमार शाह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आयुष साह (Ayush Shah), (Ayush Sah) आयुष शाह 
Ayush Saw (Ayush Shah) 
पिता-कृष्णा साव,कृष्णा साहू, (Krishna Saw), पिता-कृष्णा कुमार शाह 
कृष्णा साह, (Krishna Shah), (Krishna Sah) (S/o-Krishna Kumar Shah) 
(S/o-Krishna Sahoo) माता-रीना शाह 
माता-रीना (Reena) (M/o-Reena Shah) 
रीना साह (Reena Shah) निवासी-बिजली ऑफिस के पास, 
निवासी-बिजली ऑफिस के पास, आदिवासी नगर, वार्ड नं.-41, 
आदिवासी नगर, वार्ड नं.-41, छावनी, भिलाई, 
छावनी, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


विविध 


201 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास का पंजीयक, गुरूर जिला बालोद (छ. ग.) 


गुरूर, दिनांक 13 मार्च 2023 


रा.प्र.क्र.-202310243100113 ब-113 (1) वर्ष 2023-24 


क्रमांक/152/प्र./अविअ/2024.--एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री महावीर मंदिर ट्रस्ट, द्वारा सचिव श्री 
विवेक शर्मा निवासी ग्राम गुरूर जिला बालोद की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण टुवानी के द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास 
के रूप में पंजीयन हेतु न्‍्यासडीड 500/- रुपये का गैर-न्यायिक स्टाम्प, पंजीयन शुल्क के रूप में 50 रुपये का चालान जमा कर छ. ग. लोक न्यास 
अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है. 


उक्त आशय के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था अथवा निकाय को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना है, वह प्रकरण की सुनवाई दिनांक 


12-04-2024 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गुरूर में 11 बजे प्रस्तुत कर सकते है, बाद में 
प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा. 


अनुसूची 
(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 
क्रमांक संस्था का नाम स्थान एवं पता संपत्ति का विवरण 
श्री महावीर मंदिर ट्रस्ट बाजार चौक वार्ड 1. ग्राम गुरूर, तहसील गुरूर जिला बालोद 
बाजार चौक गुरूर, वार्ड नंबर 07 नगर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 109, 
तह. गुरूर जिला बालोद पंचायत गुरूर तह. 317/2, 356, 502, 604, 638, 739, 
गुरूर जिला बालोद 855/1, रकबा क्रमश: 0.29, 0.05, 


1.02, 0.07, 0.33, 0.11, 0.06, 0.17 
कुल खसरा नंबर 08 कुल रकबा 2.10 
हे. कृषि भूमि. 

. खसरा नंबर 739 में बनाया गया 

सामुदायिक भवन. 

. निज महावीर मंदिर, सामुदायिक भवन 
इलेक्ट्रानिक में 05 ट्यूबलाईट, 05 
पंखे एवं अन्य निर्माण ट्रस्ट की संपत्ति. 


N 


ww 


आज दिनांक 13-03-2024 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्‍्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


पूजा बंसल 
पंजीयक, एवं अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.) 


202 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.) 
कलेक्टोरेट के सामने, प्रथम तल, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/427.-- वस्तुतः माँ दुर्गा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. गणेश नगर 
बिलासपुर पं. क्र. 504 दिनांक 22-05-2020 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/267 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये माँ दुर्गा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. गणेश नगर बिलासपुर पं. क्र. 504 दिनांक 22-05-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती पूजा बोथरा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/436.-- वस्तुतः ओम सांई खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. सीपत पं. क्र. 
516 दिनांक 01-06-2020 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के 
तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/287 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया 
गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये ओम सांई खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. सीपत पं. क्र. 516 दिनांक 01-06-2020 विकासखण्ड 
मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69 (2) के ded को परिसमापन में लाती हूँ तथा 
श्रीमती श्वेता दुबे पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 
(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/437.-- वस्तुतः नानेश खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. विनोबा नगर 
बिलासपुर पं. क्र. 517 दिनांक 01-06-2020 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/269 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 203 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये नानेश खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. विनोबा नगर बिलासपुर पं. क्र. 517 दिनांक 01-06-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती पूजा बोथरा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


Bh /उपंबि/परिसमापन/2024/438.-- वस्तुत: शारदा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कतियापारा बिलासपुर 
पं. क्र. 520 दिनांक 09-06-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) ALS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 
(3) के ded पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/282 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र 
जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियोाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये शारदा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कतियापारा बिलासपुर पं. क्र. 520 दिनांक 09-06-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के ded को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती शिवानी मूले पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/439.-- वस्तुतः के. जी. एन खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. इंदिरा नगर 
बिलासपुर पं. क्र. 526 दिनांक 11-06-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/266 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा USK, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये के. जी. एन खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. इंदिरा नगर बिलासपुर पं. क्र. 526 दिनांक 11-06- 
2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन 
में लाती हूँ तथा श्रीमती पूजा बोथरा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी GATT बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/440.-- FETA: जय सतनाम आदर्श खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. सेवती 
पं. क्र. 532 दिनांक 15-06-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 
(3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/216 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र 
जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


204 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये जय सतनाम आदर्श खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. सेवती पं. क्र. 532 दिनांक 15-06-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69 (2) के ded को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती पूजा बोथरा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/441 .-- वस्तुतः जय श्री राम खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. रानी दुर्गावती 
नगर धमतराई बिलासपुर पं. क्र. 542 दिनांक 19-06-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/311 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने 
हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये जय श्री राम खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. रानी दुर्गावती नगर धमतराई बिलासपुर पं. क्र. 542 
दिनांक 19-06-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग. ) HIS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ 
को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री मनीष वर्मा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर 
को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/442.-- AGA: ओम श्री गणेश खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. इंदिरा नगर 
बिलासपुर पं. क्र. 551 दिनांक 26-06-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 
की धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/256 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये ओम श्री गणेश खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. इंदिरा नगर बिलासपुर पं. क्र. 551 दिनांक 26-06- 
2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन 
में लाती हूँ तथा श्री नितिन घोरे पदनाम स. वि. अ. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


Bh /उपंबि/परिसमापन/2024/443.-- वस्तुत: सरस्वती देवी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. मटसगरा पं. 
क्र. 556 दिनांक 02-07-2020 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) 
के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/260 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी 
किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 205 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये सरस्वती देवी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. मटसगरा पं. क्र. 556 दिनांक 02-07-2020 
विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहतू को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती श्रीमती पूजा बोथरा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को 
sad अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


Bh /उपंबि/परिसमापन/2024/444.-- वस्तुतः नव जागृति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. नगचुवा पं. क्र. 
563 दिनांक 07-07-2020 विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) 
के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/284 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी 
किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा USK, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये नव जागृति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. नगचुवा पं. क्र. 563 दिनांक 07-07-2020 
विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन 
में लाती हूँ तथा श्री एच. एन. पुरेना पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


( मंजू महेन्द्र पाण्डेय ) 
उप पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


